Y 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 श्रावण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 634 राँची, मंगलवार , 


6 अगस्त , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
25 जुलाई , 2019 


संख्या -1 / पी०-104/ 2010 का .- 5948 भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक- 154/JH/ 2019 
P.Admn दिनांक 25.07.2019 के आलोक में श्री शैलेश कुमार सिंह, भा.प्र.से. ( झाः 1991), मुख्य 

निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड अपना प्रभार श्री महादेव धान, संयुक्त मुख्य 
निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड को देकर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 634 -- 50 


